निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 735 ) पटना , बुधवार , 23 अगस्त 2017 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

19 अगस्त 2017 
सं० 6 / प्रो० - 06 - 10 / 2016 - 3058 / वा०कर — बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के विभिन्न कोटियों यथा 
वाणिज्य कर पदाधिकारी ( वेतनमान् 15,600 - 39 ,100 + ग्रेड पे 5, 400 रू0 ) कोटि से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
( वेतनमान् 15, 600 - 39 , 100 + ग्रेड पे 6, 600 रू0 ) कोटि में , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त ( वेतनमान् 
15,600 - 39, 100 + ग्रेड पे 6, 600 रू0 ) कोटि से वाणिज्य - कर उपायुक्त ( वेतनमान् 15, 600 - 39,100 + ग्रेड पे 7,600 
रू0 ) कोटि में एवं वाणिज्य - कर उपायुक्त ( वेतनमान् 15,600 - 39, 100 + ग्रेड पे 7,600 रू0 ) कोटि से वाणिज्य - कर 
संयुक्त आयुक्त ( वेतनमान् 37,400 - 67,000 + ग्रेड पे 8,700 रू0 ) कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक / आर्थिक लाभ 

सहित प्रोन्नति दी जाती है : 
क्र० पदाधिकारी का नाम । 

वैचारिक / आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति की 
संख्या क्रमांक 

देय तिथि 


2014 


3 


____ A 


16 
26 


11.09.2014 से वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि में 
01.04.2014 से वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त कोटि में 
01. 04. 2011 से वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि में 


2 
श्री अनिल कुमार 
श्री गुलाम रसूल खातमी 
श्री प्रधान नरेश कुमार 
लाल 
श्री अजय कुमार 
श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह 
श्री संतोष कुमार 
श्री विनोद कुमार 
| श्री कामता प्रसाद शर्मा 

श्री इन्द्र नारायण झा 
10 | श्री उपेन्द्र प्रसाद 


। 


60 


23.07.2012 से वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि में 
01.04.2015 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 
03.07.2012 से वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि में 
01. 04. 2013 से वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि में 
01.04. 2013 से वाणिज्य कर उपायुक्त कोटि में 
15. 12. 2008 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 
01.04.2009 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 


62 


श्री इन्द्र नारा 


114 


36 


119 


A 


36 


1301 


131 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 23 अगस्त 2017 
क्र० पदाधिकारी का नाम । बैच वरीयता वैचारिक / आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति की 
संख्या क्रमांक 

देय तिथि 
2014 
2 3 

5 
11 | श्री विश्वनाथ गुप्ता 

36 122 21. 06. 2009 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 
12 श्रीमती सरिता सिन्हा 

128 12. 12. 08 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 
13 | 

| श्रीमती विमला कुमारी 36 129 | 12.12.08 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 
14 | श्रीमती उर्मिला कुमारी 

| 12.12. 2008 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 

प्रथम 
15 | मो0 मुजफ्फर आलम 

01.04. 2010 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 
सीमित 

प्रथम 
| श्री राजेन्द्र कुमार 

132 12.12.2008 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 
सीमित 

प्रथम 
डॉ० राम आधार पाण्डेय 

12.12.2008 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 
सीमित 

134 

प्रथम 
श्री राम किशोर प्रसाद 

सीमित 

12. 12 .2008 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 

प्रथम 
19 | श्री राम स्वारथ राय 

सीमित 

01.04.2014 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 

प्रथम 
| श्री सुग्रीव महतो 

सीमित 

138 12.12. 2008 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 
श्री नवीन कुमार 

37 146 01.07.2012 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 
श्री सौरभ कुमार सिंह 

37 149 | 08.08. 2011 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 

प्रथम 
23 - श्री आलोक कुमार पंकज 

11. 10. 2014 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 
सीमित 

द्वितीय 
| श्री नन्द कुमार सिन्हा 

21.02.2014 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 
सीमित 

__ 271 

द्वितीय 
| श्री अनुप कुमार 

सीमित 

273 30.09. 2014 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 

द्वितीय 
26 | श्री राज कुमार पंडित 

276 

30.09. 2014 से वाणिज्य कर सहायक आयुक्त कोटि में 
सीमित 


135 


137 


174 


174 


2. ऊपर वर्णित तालिका के क्रमांक - 12, 13, 14, 16, 17, 18 एवं 20 में अंकित पदाधिकारी को दिनांक 
12. 12. 2008 से वैचारिक प्रोन्नति दिये जाने पर सहमति प्राप्त है । शेष पदाधिकारियों को कॉलम - 5 में अंकित तिथि 
से आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है । 

3. उपरोक्त प्रोन्नतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या - 4800 दिनांक 01.04.16 की 
कंडिका - 11(iv ) में निहित शर्तों के अधीन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० 
( सी० ) संख्या - 29770 / 2015, बिहार सरकार बनाम सुषील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से 
प्रभावित होंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण )735 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


